सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 चैत्र, 1938 ( श० ) 


संख्या- 194 


राँची, बुधवार , 


22 मार्च, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - 


आदेश 
29 दिसम्बर, 2016 


संख्याः-5 / आरोप -1-152/ 2016 का .- 11183 -- श्री सुशील कुमार राय, झा०प्र०से० ( द्वितीय 
बैच, गृह जिला- मऊ , उ०प्र०) द्वारा अपने पूर्व पदस्थापित पद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 
गोयलकेरा, प० सिंहभूम से दिनांक 15 सितम्बर , 2016 के प्रभाव से स्वतः विरमित किये जाने 
के बाद भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर , पलामू के अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने 
संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०- 9817, दिनांक 21 नवम्बर , 2016 द्वारा झारखण्ड 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम -9(1)(क ) के तहत् 
निलंबित किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 22 मार्च, 2017 
- इस प्रसंग में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक -7036, दिनांक 
6 दिसम्बर , 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपायुक्त , पलामू के आदेश सं०- 826 , 
दिनांक 19 नवम्बर , 2016 द्वारा श्री राय का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चैनपुर , पलाम के 
अधिसूचित पद पर योगदान स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार श्री राय द्वारा अधिसूचित 
प्रखण्ड में योगदान कर लिये जाने एवं पदाधिकारियों की कमी के आलोक में इन्हें निलंबन 
मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड द्वारा की गई है । 

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की 
समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, श्री राय को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया 
जाता है । 

निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही के फलाफल पर निर्भर करेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 194-- 50 


